रजिस्ट्री सं० डी० - ( मे ) - 73 


" Registered No. D - ( D ) - 73 


मत्यमेव जयते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


सं० 11 ] 

नई दिल्ली , शनिवार, मार्च 15 , 1975 ( फाल्गन 24, 1896) 
No . 11] NEW DELHI , SATURDAY, MARCH 15, 1975 ( PHALGUNA 24 , 1896 ) 

इस भाग में निम्न पष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separato paging is given to this part lo order that it may be filled * a separate compilation . 


भाग - 4 

PART III - SECTION 4 
विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिसमें कि आवेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित है 
Miscellaneous Notifications including Notifications , Orders, Advertisements 

and Notices issued by Statutory Bodies 


भारतीय चार्टर्ड लेखाकार सस्थान 
नई दिल्ली - 1, दिनांक 3 फरवरी 1975 
सं० 5- सी०ए० ( 1 )/ 23/ 74 - 75 - इस संस्थान की अधि 
सूचना सं० 4- सी०ए० ( 1 ) 15 / 74 - 75 दिनांक 21 दिसम्बर 
1974 के संदर्भ में चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के 
विनियम 18 के अनुसरण में एतत द्वारा यह सूचित किया जाता 
है कि उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त अधिकारो का 
प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान परिषद ने 
अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम उनके 
नाम के आगे दी गई तिथियों से पुनः स्थापित कर दिया है : - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


क्र० सं० 


स०सं० 


नाम एवं पता 


तिथि 


केन्द्रीय भण्डागार निगम 

( एक भारत सरकारी उद्यम ) 
नई दिल्ली - 49 , दिनांक 22 फरवरी 1975 

सूचना 
सं० सी० उन्ल्य० सी०/III -15/ 75 -बी० पी० - - 
केन्द्रीय भण्डागार निगम नियम , 1963 के नियम 13 के अनुसरण 
में भाण्डागार निगम अधिनियम , 1962 की धारा 7 की उपधारा 
( 1 ) के खण्ड ( डी ) और ( एफ ) के अन्तर्गत 18- 3 - 1975 से 
रिक्त होने वाले स्थानों की पूर्ति के लिए सम्बद्ध वर्ग के अंशधारियों 
द्वारा 22- 2- 1975 को विधिवत चुने गये निदेशकों के नाम तथा 
पते नीचे अधिसूचित किये जाते हैं : -- 
अंशधारियों का वर्ग 

निदेशको का नाम तथा पता 
1 अनुसूचित बैंक 

श्री बी० के ० बोरा , 
( स्टेट बैंक आफ इण्डिया महाप्रबन्धक पंजाब नेशनल 
के अतिरिक्त ) 

बैक , पालियामेंट स्ट्रीट , 

नई दिल्ली । 
2 बीमा कम्पनियां , नियोजन । श्री सी० पार ठाकुर , 

न्यास तथा अन्य वित्तीय द्वारा भारतीय जीवन बीमा 
संस्थाएं , प्रस्वीकृत मंडल निगम , योगक्षेम , जीयन बीमा 
तथा कृषि उत्पादन अथवा मार्ग , बम्बई-20 । 
अधिमूचित पण्यो का ब्यापार 
करने वाली कम्पनियां । 

उमेश सैगल , सचिव 

केन्द्रीय भा डागार निगम 
(1063 ) 


1 


14- 1 - 1975 


7810 श्री एम० के ० बारके , 

वालियातीडू,चीराय 

पो० प्रो० इरनाकुलम 
14329 श्री एन० बैकटारामन , 

8 बालकृष्ण मुडेली स्ट्रीट , 
वैस्ट मम्बालम मद्रास -33 


2 


6-1-1975 


टी० एस० ग्रेवाल , 

एक्टिग सचिव 


499 GI / 74 


1064 


THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 15 , 1975 ( PHALGUNA 24, 1896 ) [ PART III - - SEC. 4 


- 


- 


( डाक- तार बोर्ड ) 
डाक - तार महानिदेशक का कार्यालय 
नई दिल्ली - 1, दिनांक जनवरी 1975 

सूचना 
सं० 5/ 4/ 74- एल० आई० - - श्री फलाईट ल० एस० सिकोह 
की अमांक ए . 4841 दिनांक 5- 12- 74 को 10, 000/-रुपये 
की डाक जीवन बीमा पालिसी उनके विभाग के संरक्षण से गुम 
हो गई है । यह सूचित किया जाता है कि उक्त पालिसी का भुगतान 
रोक दिया गया है । उप-निदेशक डाक जीवन बीमा कलकत्ता को 
बीमेदार के नाम पालिसी की दूसरी प्रति जारी करने के अधिकार 
दे दिये गये । जनता को चेतावनी दी जाती है कि मल पालिसी के 
संबंध में कोई लेन देन न करे । 

र० ना० डे 
निदेशक ( डाक जीवन बीमा ) 


सं० एन० 17/ 11 / 75-बीमा - 1 ( 3 ) - -कर्मचारी राज्य 
बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 46 ( 2 ) 
जो कि कर्मचारी राज्य बीमा ( सामान्य ) विनियम , 1950 के 
विनियम 95- क के साथ पटित है, के अनुसरण में शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए महानिदेशक ने जैसा कि उक्त विनियम 95- क 
तथा कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा हितलाभ ) नियम , 1959 
में निर्दिष्ट है , बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों पर चिकित्सा हित 
लाभ को केरल राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में विस्तार करने के 
लिए 23 मार्च 1975 की तिथि नियत की है , अर्थात : - - 


"जिला क्यूलोन तालुक कोटाराकारा में राजस्व गांव 
कुलाकाड़ा के अन्तर्गत प्राये क्षेत्र । " 


सं० एन० 17/ 11 / 75 -बीमा - 1 ( 4 ) - - कर्मचारी राज्य 
बीमा अधिनियम, 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 46 ( 2 ) 
जोकि कर्मचारी राज्य बीमा ( सामान्य ) विनियम , 1950 
के विनियम 9 5- क के साथ पठित है , के अनुसरण में शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए महानिदेशक ने जैसा कि उक्त विनियम 9 5- क 
तथा कर्मचारी राज्य बीमा ( चिकित्सा हितलाभ ) निबम , 1958 
में निदिष्ट है, बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों पर चिकित्सा हित 
लाभ को कर्नाटक राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में विस्तार करने के 
लिए 30 मार्च 1975 की तिथि नियत की है, अर्थात : - - 


क्षेत्र 


हुबली 


तालुक 


जिला 


कर्मचारी राज्य बीमा निगम 
नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 1975 
सं० एन०-17/ 11/ 75-बीमा -1 ( 1 )---- कर्मचारी राज्य बीमा 
अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 46 ( 2 ) जो कि 
कर्मचारी राज्य बीमा ( सामान्य ) विनियम , 1950 के विनियम 
95-क के साथ पलित है , के अनुसरण में शक्तियों का प्रयोग करते 
हए महानिदेशक ने जैसा कि उक्त विनियम 95-क तथा कर्मचारी 
राज्य बीमा ( चिकित्सा हितलाभ ) नियम , 195 4 में निर्दिष्ट है , 
बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों पर चिकित्सा हितलाभ को महाराष्ट्र 
राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में विस्तार करने के लिए 2 मार्च 
1975 को तिथि नियत की है , 

अर्थात : - - 
1 सतारा शहर की नगरपालिका की सीमाओं का भीतरी क्षेत्र 

तथा 
2 जिला तथा ताल्लुक सतारा में खेड ( वाड़े ) सैदपुर, कोंडवा , 
नेला , किदगांव , वरिये , महुलि , दारे ( अम्बे ) , गोडोली , 
तथा सिन्दवाडी राजस्व गांवों के भीतर के क्षेत्र । 


कसुवा 


__ मैसूर 


मेटागली 
राजस्व गांव 


मंसूर 


प्राई० डी० बजाज 
उप वीमा आयुक्त । 


सं० एन० -17/ 11 / 7 5-बीमा 1 ( 2 ) -- - कर्मचारी राज्य 
बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 46 ( 2 ) 
जो कि कर्मचारी राज्य बीमा ( सामान्य ) विनियम , 1950 के 
विनियम 95 -क के साथ पठित है, के अनुसरण में शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए महानिदेशक ने जैसा कि उक्त विनियम 95- क 
तथा कर्मचारी राज्य बीमा ( चिकित्सा हितलाभ ) नियम 1958 
में निर्दिष्ट है , बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों पर चिकित्सा हित 
लाभ को कर्नाटक राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में विस्तार करने के 
के लिए 2 मार्च 1975 को तिथि नियत की है, अर्थात : -- - 
राजस्व क्षेत्र 

तालुक 

जिला 
गडग की गउग तथा बेटागेरी गडग धारवार 
नगरपालिका के राजस्व क्षेत्र 
सीमा 


गुजरात प्रादेशिक कार्यालय 

अहमदाबाद , दिनांक 3 फरवरी 1975 
क्रमांक जी०ए० डी० एम० / 249 एल० सी० ( अहमदाबाद ) 
( कोन्स्टी ) / 72- ~- संसद में इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक 
जी० ए०डी०एम०/ 249 एल० सी० ( अहमदाबाद ) ( कोन्स्टी )/ 
72 दिनांक 13 दिसम्बर 1972 भारत सरकार के राजपत्र विभाग 
3 खण्ड 4 दिनांक 6 जनवरी 1973 के पृष्ठ 4 एवं 10 क्रमांक 
9 पर अंकित " श्री डाकोरभाई एम० पटेल " के स्थान पर " श्री 
जे० एम० राडोड, सामान्य मंत्री इलेक्ट्रिसिटी मजदूर सभा दिवेटिया 
लोक्स , रायखेड , अहमदाबाद- 1 " पढ़ा जाय । श्री टाकोरभाई 
एम० पटेल द्वारा दिया गया इस्तीफा , अध्यक्ष, क्षेत्रीय मण्डल , 
गजरात ने स्वीकार कर लिया है । 
आज्ञा से 

एस० सहाय , 
प्रादेशिक निदेशक एवं सचिव 


क्षेत्र 


- 


- = 


= - 


- 


- 


PART IIT - Sec . 4 ] THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 15 , 1975 ( PHALGUNA 24 , 1896 ) 1065 
- - - - 

- -- - - - -- = - = 
THE INSTTITUTE OF CHARTERED ACCO 

DEPARTMENT OF POSTS & TELEGRAPHS 
UNTANTS OF INDIA 

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF POSTS & 
New Delhi- 1 , the 3rd February 1975 

TELEGRAPHS, NEW DELHI 
No. 5 - CA (1 ) / 23/ 74 - 75 – With reference to this Institute s 
Notifications No. 4CA ( 1)/ 15 / 74 - 75 dated 21st December 1974 

New Delhi-110001, the 3rd chruary 1975 
it is hereby notified in persuance of Regulation 18 of the 

No. 25 /58 / 74 -LI, — Postal Life Insurance Policy No. 
Chartered Accountants Regulations 1964, that in cxcercise of 

69531- C . Jated 6 - 12 -55 for Rs. 3000 /- held by Shri Prem 
the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations , 

Prakash having been lost from the Departmental custody , 
the Council of the Institute of Chartered Accountants of India 

notice is hercby given that the payment thereof has been 
has restored to the Register of Members , with effect from the 

stopped . The Dy . Diiector, Postal Life Insurance , Calcutta 
datos mentioned against their names the name of the following 

has been authonsed to issue a duplicate policy in favour of 
gentlemen : 

the insurant. The Public are hereby cautioned against deal 
Name and Address 
S . Mem 

ing with the original policy . 

Date of 
No, bership 

Restoration 
Num 
ber 

No 25 / 58 /74-LI. — Postal Lifc Insurance Policy No. 
1. 7910 Shri M . K . Varkey . . . 14 - 1- 75 

A -3907, dated 5- 7 -68 for Rs. 10 ,000 / - held by Shri Amarjit 
Vallavcedu , 

Singh Panjrath having been lost from the Departmental 
Cherai P . O . 

custody, notice is hereby given that the payment thereof has 

been stopped. 
ERNAKULAM . 

The Dy . Director. Postal Life Insurance 

Calcutta has been authorised to issue a duplicate policy in 
2 . 14329 Shri N . Venkataraman 

6 - 1 -75 

favour of the insurant The Public are herehy cautioned 
8 , Balakrishna Mudali Street, 

against dealing with the original policy . 
West Manbalar , 
MADRAS - 33 . 

T . S . GREWAL , 
Acg . Secretary . 

The 6th February 1975 
No. 5 /4 /74- 1, 1, - - Postal Lifc Insurance Policy No. A - 4841, 

dated 5 - 12 - 72 for Rs. 10 , 000 / - held by Shri Fit. Lt. S . Shikoh 
CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION 

having been lost from the Departmental custody, notice is 
( A . Govt. of India Undertaking ) 

hereby given that the payment thereof has beca stopped . 
New Delhi -49 , the 22nd February 1975 

The Dy. Director, Postal Life Insurance , Calculia has been 
NOTICE 

authorised to issue a duplicate policy in favour of the insu 

rant, The Public are hereby cautioned against dealing with 
No. CWC/ 111 / 15 /74 - B & P - In persuance of Rule 13 of 

the original policy . 
the Central Warehousing Corporation Rules, 1963, the name 
and addresses of the Directors duly elected on 22- 2 -75 by their 

R , N , DEY, Dy . Dir . (PLI) 
respective class of shareholdeis under clauses (c ) & (C ) of Sub 
section ( 1 ) of Section 7 of the Warehousing Corporations Act , 
1962 to fill in thc vacancies arising from 18 - 3 - 1975 are notified 

EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION 
as under : 
Class oi shaie Name and address 

New Delhi, the 26th February 1975 
holders of the Directors 

No. N .17 / 11 /75- INS I( 1 ) , — In pursuance of the powers 

confcired by Section 46 (2 ) of the Employees Slale Insurance 
1 . Schedulc Banks 

Shri B K . Vola , 

Act. 1948 ( 34 of 1948 ), read with Regulation 95 - A of the 
(other than State Bank of General Manager, 

Employees State Insurance (General) Regulations, 1950, the 
India ). Punjab National Bank , 

Directoi Gencral has fixed the 2nd March , 1973 us the date 
New Delhi, 

from which the inedical benefit as laid down in the said 

Regulation 95 - A and the Maharashtra Employees State Insci 
Insurance Companies, Shri C . R . Thakore , 

rance (Medical Benefit) Rules , 1954 , shall be extended to the 
Investment Trusts and other Investment Secretary , 

1amilies of insured persons in the following area in the State 
financial Institutions recog Life Insurance Corpora 

of Maharashtra namely : 
nised associations and Con tion of India , 
panies dealing in agricultural Bombay - 20 . 

1 . The areas comprised within the Muncipal Limits of 
Producc of notified commo 

Satara City ; and 
ditics . 

OMESH SAIGAL , 
Secretary , 

2 . The areas comprised within the limits of revenue 
Central Housing 

villages of Khcd (Wade). Saidpur. Kondwa, Nela , 
Corporation 

Kidgnon . Variye , Mahuli. Dare (Ambe ). Goddoli , 

Kodoli and Khindwadi, in Taluka Satara , District 
FOOD CORPORATION OF INDIA 

Stara 
CORRIGENDUM 
New Delhi, the 

1975 
Please curry out the following amendments in the notifica 

No. N . 17 / 11 / 75 - INS . 1 (2 ) — In pursuance of the powers 
tion of Food Corporation of India , New Delhi, dated conferred by Section 46 ( 2 ) of the Employees State Insurance 
17- 12- 73 printed at page-4 in 2nd Col, of Gazette of India 

Act, 1948 (34 of 1948), icad with Regulation 95 - A of the Em . 
Pt. III Sec . IV , dated 5 - 1 - 74 

ployees State Insurance (Genral) Regulations, 1950 , the Direc 

tor General has fixed the 2nd March , 1975 as the date fron 
1. The word E appearing in the first line should read 

which the medical benefit as laid down in the said Regulation 
EP . 

95 - A and the Kainataka Employees State Insurance (Medical 
2 . The word is appearing in the fourth line after the Benefit ) Rules , 1958 , shall be extended to the families of insured 

word within of the amendment column should read persons in the following area in the State of Karnataka namely : 
as hig . 

Arca 

Revenue Circle Taluk District 
3 . The word of appearing in the first line of the second 
para of the amendment column should be deleted . 

Municipal Gadag and Beta - Gadag 

Dharwar 
4 . The word i appearing after the word availing in Jimit of goii Revenue 
the second line of the second para of the amend Gadag 

Circle , 
mont column should be substituted with the word of . 


- 


- - -- 


- 


- 


- 


1066 


THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 15, 1975 (PHALGUNA 24 , 1896 ) [PART III- SE 


Taluk 


* 


Area 

Hobli 
Metagully Kasuba 
Revenue 
Village , 


District 
Mysore 


Mysore 


No , N , 17 / 11 /75- INS .I.(3 ). — In pursuance of the powers 
conferred by Section 46 ( 2 ) of the Employees Ştate Insurance 
Act, 1948 (34 of 1948 ). read with Rogulation 95 - A of tho 
Employees State Insurance (General) Regulations, 1950 the 
Director General has fixed the 23rd March , 1975 as the 
clate from which the medical benefit as laid down in the said 
Regulation 95 - A and the Kerala Employees Statc Insurance 
(Medical Bencfit ) Rules, 1959 , shall be extended to the fami 
lies of insured persons in the following area in the State of 
Kerala wamely : 


T. D . BAJAT, 
Dy. Insurance Commissioner, 


" The areas within the revenue village of Kulakkada in 
Kottarakaru Taluk in Quilon District" . 


No. N . 17 / 11/ 75 -INS. I. (4 ) — In persuance of the powers 
conferred by Section 46 ( 2 ) of the Employees Stato Insurance 
Act, 1948 ( 34 of 1948), read with Regulation 95 - A of the Emplo 
yees State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director 
General has fixed the 30th March , 1975 as the date from which 
the medical benefit as laid down in the said Regulation 95 - A 
and the Kamataka Employees, State Insurance (Medical Bcne 

fit) Rules , 1958 , shall be cxtended 10 the following to the families 
of insured persons in the following area in the State of Karna 
taka namely : 


GUJARAT REGIONAL OFFICE 
EMPI.OYEES STATE INSURANCE CORPORATION 

Ahmedabad , the 3rd February 1975 
No . G /ADM /249. L . C .( A bad )(Consti)/ 72 . - la the Notifi 
cation of even number dated 13th December, 1972 at Page 4 
and 10 in the Gazette of India , Part III, Sectio IV pub 
Jished on January the 6th , 1973 at Si, No. 9 , the name of 
Shri J. M . Rathod . General Secretary , Electricity Mazdoor 
Sabha , Divetia Blocks, Raikhad , Ahmedabad- 1 may be 
substituted in place of Shri Thakorbhai M . Patel as the 
resignation tendered by Shri Thakorbhai M , Patel has beca 
accepted by the Chairman , Regional Board , ESI Corporation , 
Gujarat, 

By Order 

S . SAHAI, 
Regional Director & Secretary, 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD 
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975 


